निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 आश्विन 1935 ( श० ) 
( सं0 पटना 808 ) पटना , वृहस्पतिवार, 10 अक्तूबर 2013 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


अधिसूचना 

___ 10 अक्तूबर 2013 
सं0 नि० प्रा० /नि० 1 - 05 / 2012 खंड - I-1107 — चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम , 1935 की धारा - 14 ( क ) में 
किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग , बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या - 1273 दिनांक 01.03. 2012 के क्रम में उक्त 
अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने 
वाली है , का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण , निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है । 

और , चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा परिशिष्ट - 1 में उल्लिखित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों , 
जिनके निर्वाचन 31.12.2013 तक देय हैं , का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है । 

और , चूंकि बिहार सहकारी सोसाईटी ( संशोधन ) अधिनियम ( बिहार अधिनियम 06 , 2013 ) द्वारा अधिनियम VI , 
1935 की धारा - 14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के कि 
निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा : 

सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 ( दो ) 
स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 ( दो ) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 ( दो ) स्थान आरक्षित किये 

जायेंगे। 
ii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक 

नहीं होगी । 
अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं , तो आरक्षित पद रिक्त रहेंगे । 
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति , पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए 
अलग - अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम , किन्तु 50 प्रतिशत 


बिहार गजट ( असाधारण), 10 अक्तूबर 2013 
से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित 
किये जायेंगे । अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद रिक्त रहेंगे । 
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को 
छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष स्थान बच जाते हैं , उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत 
के यथाशक्य निकटतम , किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं , स्थान महिलाओं के लिए 
आरक्षित किये जायेंगे । स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के 
अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी 
अपना नामांकन भर सकेगी. जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है । अगर इस 

कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं , तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद रिक्त रहेंगे । 
अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम , 2008 की धारा - 4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम , 1935 ( यथा 
संशोधित , 2008 ) की धारा - 14 क तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन 
प्राधिकार एतद् द्वारा परिशिष्ट - 2 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार परिशिष्ट - 1 में अंकित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों के 
अध्यक्ष एवं प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु , सविरोध निर्वाचन की स्थिति में , मतदान हेतु दिनांक 16.12 . 
2013 ( सोमवार ) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के मतदाताओं से अपेक्षा 
करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन अपने - अपने प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग 
समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें । ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या- 1001 दिनांक 10. 09 . 
2013 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट - ऑफ तिथि दिनांक 31 .08.2013 निर्धारित की गयी है । 

संबंधित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार 
दिनांक 19. 11. 2013 ( मंगलवार ) को संलग्न प्रपत्र-1 ( परिशिष्ट - 3 ) में सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे । 

जिन प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है , उन समितियों 
के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को संलग्न प्रपत्र - 2 में तथा निर्वाचन की तिथि को संलग्न 
प्रपत्र - 3 में पूर्ण सूचनायें उन्हीं तिथियों को फैक्स (0612-2231562 , 2215089) अथवा ई - मेल 
( bseapatna @ gmail .com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे । 

सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान का समय सुबह 7. 00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक होगा। मतगणना 
दिनांक 16. 12. 2013 ( सोमवार ) को मतदान समाप्ति के पश्चात् उसी दिन सुविधानुसार अपराह्न 3 - 4 बजे से शुरू की जायेगी । 

आदेश से , 

फूल सिंह , 

मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 
परिशिष्ट - 1 
प्राथमिक मिल्क को - ऑपरेटिव समिति , जिसका निर्वाचन देय है , 
जिनका निर्वाचन दिनांक 01. 10. 2013 से 31. 12. 2013 तक देय है । 


क्र० 


प्रखंड 


समिति का 


संबद्ध संघ 


नाम 


MILK Coop 

जिला 
Election 
Database No. 
| VP18VS030217 | VAISHALI 


CHEHRAKALA 


हिदायतपुर 
चकहाजी 
रजौली 


2VP18VS060218 | VAISHALI 


HAJIPUR 


| VP18VS060219 | VAISHALI 


Vaishal 
Patiliputra 

Vaishal 
Patiliputra 

Vaishal 
Patiliputra 

Vaishal 
Patiliputra 


HAJIPUR 


चकसैद 
लोमा 
म0 चकियारी 


4 VP18VS060220 | VAISHALI 


HAJIPUR 


PER JUIC (31HTETZUT), 10 3700 


2013 


w 


क्र० 


जिला 


प्रखंड 


समिति का 


संबद्ध संघ 


नाम 


MILK Coop 

Election 
Database No . 
VP18PT170126 


5 


PATNA 


NAUBATPUR 


कहारीचक 


6 VP18PT050125 PATNA 


ΒΙΗΤΑ 


अमहारा 


7 DR18BG040281 BEGUSARAI 


BARAUNI 


8 DR18BG050282 BEGUSARAI 


BEGUSARAI 


चौधरीटोला 
हाजीपुर 
रामगढ़ 
इनियार म० 
पचम्बा म० 


9 | DR18BG050283 | BEGUSARAI 


BEGUSARAI 
MATIHANI 


10 DR18BG140289 BEGUSARAI 


दरियापुर 


11 DR18BG060284 BEGUSARAI 


BHAGWANPUR 


हरिचक 


12 DR18BG160290 BEGUSARAI 


सबदलपुर 


SAHEBPUR 
KAMAL 
DANDARI 


13 DR18BG100288 BEGUSARAL 


जयन्तिग्राम 
सुघरन 
बड़हारा 


14 DR18BG070285 BEGUSARAL 


BIRPUR 


15 DR18BG080286 BEGUSARAI 


बिसनपुर 
पंचमुखी 


CHERIA 
BARIARPUR 
CHERIA 
BARIARPUR 
TEGHRA 


16 DR18BG080287 BEGUSARAI 
17 DR18BG180291 BEGUSARAI 


Vaishal 
Patiliputra 

Vaishal 
Patiliputra 
Desh Ratn 

Barauni 
Desh Ratn 

Barauni 
Desh Ratn 

Barauni 
Desh Ratn 

Barauni 
Desh Ratn 

Barauni 
Desh Ratn 

Barauni 
Desh Ratn 

Barauni 
Desh Ratn 

Barauni 
Desh Ratn 

Barauni 
Desh Ratn 

Barauni 
Desh Ratn 

Barauni 
Desh Ratn 

Barauni 
Desh Ratn 

Barauni 
Desh Ratn 

Barauni 
Desh Ratn 

Barauni 
Desh Ratn 

Barauni 
Desh Ratn 

Barauni 
Desh Ratn 

Barauni 
Desh Ratn 

Barauni 
Desh Ratn 
Barauni 


कुम्भी 


18 DR18BG180292 BEGUSARAI 


TEGHRA 


19 DR18BG180293 BEGUSARAL 


TEGHRA 


मधु0 पूर्वी 

TO 
बरौनी औ0 
क्षेत्र 
बरौनी 
44 2 
मॉबाला त्रिपुर 
सुन्दरी 
माधवपुर 


20 DR18LK010014 LAKHISARAI 


BARHIYA 


21 DR18KH070046 KHAGARIA 


PARBATTA 


DR18KH070047 | KHAGARIA 


PARBATTA 


बलहा 


23 DR18KH030043 KHAGARIA 


CHAUTHAM 


| पिपरा 


24 DR18KH030044 KHAGARIA 


CHAUTHAM 


मलपा म० 


25 DR18KH010041 KHAGARIA 


ALAULI 


तिलकनगर 


26 DR18KH010042 KHAGARIA 


ALAULI 


खुटहा 


क्र० 


जिला 


समिति का 


संबद्ध संघ 


बिहार गजट ( असाधारण ), 10 अक्तूबर 2013 
MILK Coop 

प्रखंड 
Election 

Database No . 
27 DR18KH040045 | KHAGARIA GOGARI 


नाम 


देवठा 


28 | TM18MZ160116 | MUZAFFARPUR SARAIYA 
| 29 | TM18MZ060115 MUZAFFARPUR| KATRA 

30 TM18MZ040114 | MUZAFFARPUR | GAIGHAT 
| 31 TM18ST140037 | SITAMARHI RUNNISAIDPUR 
| 32 TM18SH050015 | SHEOHAR TARIYANI 
| 33 TM18SH050016 | SHEOHAR TARIYANI 
34 | TM18ES080044 | E . 

DHAKA 

CHAMPARAN 
35 | TM18ES010042E. 

ADAPUR 

CHAMPARAN 
36 | TM18ES040043E. 

BANKATWA 

CHAMPARAN 
37 MT18SM010305 | SAMASTIPUR BIBHUTIPUR 


बल्ली सरैया 
नवादा म0 
बहादुरपुर 
खोपा 
लदौरा 
दुम्मा 
सरूपा 


Desh Ratn 
Barauni 
Timul 
Timul 
Timul 
Timul 
Timul 
Timul 
Timul 


टिकुलिया 


Timul 


खरझखिया 


Timul 


दामोदरपुर 


Mithila 


रैतोल 


38 MT18SM030306 SAMASTIPUR 
39 MT18SM060308 SAMASTIPUR 


Mithila 
Mithila 


रेबरा 


Mithila 


मुरली 


| 40 MT18SM110309 | SAMASTIPUR 
| 41 | MT18SM150310 | SAMASTIPUR 
42 | MT18SM150311 | SAMASTIPUR 
43 MT18SM200312 SAMASTIPUR 
| 44 MT18DR110013 DARBHANGA 
45 MT18DR110014 | DARBHANGA 
46 MT18DR110015 | DARBHANGA 
| 47 | SH18BJ070080 | BHOJPUR 
48 | SH18BJ070081 | BHOJPUR 
49 | SH18BJ130082 | BHOJPUR 
50 SH18BJ130083 | BHOJPUR 
51 | SH18BX090025 | BUXAR 
52 SH18RH060040 | ROHTAS 
53 | SH18RH020039 | ROHTAS 
| 54 | SH18RH060041 ROHTAS 
55 VK18BH010023 BHAGALPUR 


DALSINGHSARAI ओरियामा 
KHANPUR 

सिंगियाही 

महिला 
PUSA 

धोबगामा 

महिला 
SHIVAJINAGAR | बाघोपुर 
ROSERA 
WARISNAGAR हजपुरवा 
JALE 

रतनपुर 
JALE 

कच्छुआ 
JALE 

लतराहा 
JAGDISHPUR सुलतानपुर 
JAGDISHPUR महिला इटौर 
TARARI 

ईमादपुर 
TARARI 

बिहटा 
NAWANAGAR महुअरी 
DINARA 

धोड़बछ 
BIKRAMGANJ नुऑव 
DINARA 

तेनुआठ 

मठिया 
BIHPUR 

दयालपुर 


Mithila 
Mithila 
Mithila 
Mithila 
Mithila 
Mithila 
Shahabad 
Shahabad 
Shahabad 
Shahabad 
Shahabad 
Shahabad 
Shahabad 
Shahabad 


Vikramsheela 


L 


बिहार गजट ( असाधारण ), 10 अक्तूबर 2013 

परिशिष्ट - 2 
प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम 
कार्यक्रम 

तिथि 


क्र० 


(i) 


निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र - 1 में सूचना का प्रकाशन 


19. 11.2013 ( मंगलवार ) 


( ii ) 


नामांकन की तिथि एवं समय 


| 05. 12. 2013 ( बृहस्पतिवार ) 
11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 


(iii ) 


संवीक्षा की तिथि एवं समय 


06. 12. 2013 ( शुक्रवार ) 
11 बजे पूर्वाह्न से लगातार 


( iv ) | अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि 


07. 12.2013 ( शनिवार ) 
11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 


( v ) 


मतदान , अगर आवश्यक हो 


16. 12.2013 ( सोमवार ) 
7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक 
16. 12. 2013 ( अपराह्न 3 - 4 बजे से ) 


( vi ) | मतगणना 


परिशिष्ट - 3 
प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति निर्वाचन 

प्रपत्र - 1 
सूचना का प्रपत्र 


.. .. . . ... , 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


जिला ......... 

प्रखंड............ 

.......... के प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति ........ 
निबंधन संख्या... 

पता .... 

............... के अध्यक्ष तथा प्रबंधकारिणी कमिटी के 
सदस्यों का निर्वाचन दिनांक..................... को किया जाना है, 
मैं ........... 

..............निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ : 
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम ) 

आम सूचना 
(i)निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या ............. है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है - 
पद 

निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 


1. 


उपविधि में वर्णित तथा प्राधिकार की अधिसूचना में सन्निहित 

निदेशों के अनुसार उल्लेख करें । 


(ii ) नामांकन पत्र अधोहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.... 

.. अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर 

( स्थान का नाम ) 
सकने की स्थिति में ...... .................... को .... 

..... पर दाखिल किया जा सकता 
( उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम ) 

( स्थान का नाम ) 


बिहार गजट ( असाधारण ), 10 अक्तूबर 2013 
है । नामांकन पत्र दिनांक .......................................... 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है । 

___ ( नामांकन पत्र दाखिला की तिथि ) 


......... से दिनांक.... 


तक .. 


( iii ) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.... 

............. बजे से.... .............बजे तक प्राप्त किया जा सकता है । 


( iv ) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.................... को.. 


.................... पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी । 
( स्थान का नाम ) 


( v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.................. को अपराह्न 3 बजे के पूर्व तक ..... 

... .. पर 

( स्थान का नाम ) 
दाखिल की जा सकती है । अभ्यर्थिता वापसी की तिथि एवं समय के बीत जाने के तुरंत बाद विधिमान्य रूप से नामांकित 
सभी अभ्यर्थियों को प्राधिकार के निदेश के आलोक में निर्वाचन प्रतीक चिह्न का आवंटन भी किया जायेगा । 


( vi ) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक...... ....... को 07 बजे पूर्वाह्न से 02 बजे अपराह्न तक होगा । 


( vii) मतदान केन्द्र ...... 


...... ( पुरा पता ) में अवस्थित होगा । 


( Viii ) मतगणना दिनांक.... 


. . ........... ........ बजे से ... 


................... पर की जायेगी । 


( स्थान का नाम ) 


स्थान 
तिथि - 


निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 


प्रपत्र - 2 
विभिन्न सहकारी / स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु विधिमान्य 

अभ्यर्थियों की सूची 
जिला : 

प्रखंड : 
केन्द्रीय/ शीर्ष समिति का नाम , जिससे 

समिति का कार्य 
समिति संबंद्ध है : 

विवरणः 
अंतिम प्रकाशित सूची के अनुसार 

Hau 7 fafen : DD /MM / YYYY 
मतदाताओं की कुल संख्या : 


समिति का नाम : 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


अध्यक्ष पद 


महिला/ 
पुरूष 


आरक्षण कोटि * 


अभ्युक्ति 


क्रमांक 


बिहार गजट ( असाधारण ), 10 अक्तूबर 2013 


मंत्री / उपाध्यक्ष / सचिव 


महिला / 
पुरूष 


आरक्षण कोटि * 


अभ्युक्ति 


क्रमांक 


___ अनु० जाति/ अनु० जनजाति / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / 
पिछड़ा वर्ग/ सामान्य 

प्रबंधकारिणी समिति के विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची 
अनु० जाति/ 
अनु० 

अत्यन्त पिछड़ा 
पिछड़ा वर्ग कोटि 

सामान्य कोटि 
जनजाति 

वर्ग कोटि 
कोटि 


अभ्युक्ति 


बिहार गजट ( असाधारण), 10 अक्तूबर 2013 


कुल पदों 
की संख्या 
( अध्यक्ष/ 
मंत्री/ उपाध्यक्ष/ 
सचिव को 

छोड़कर ) 
कुल ( पुरूष 
अभ्यर्थियों 
की संख्या ) 


कुल 
( महिला 
अभ्यर्थियों 
की संख्या ) 


कुल 


अभ्यर्थियों 
की संख्या 


निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 


बिहार गजट ( असाधारण ), 10 अक्तूबर 2013 


प्रपत्र - 3 
विभिन्न सहकारी / स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के निर्विरोध / सविरोध निर्वाचित 

सदस्यों की सूची 
जिला : 

प्रखंड : 
कुल मतदाताओं की 

मतदान करने वाले 
संख्या : 

मतदाताओं की संख्या : 
समिति का नाम : 

falata oft fafet : DD / MM / YYYY 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


पद 


नाम 


महिला / 
पुरूष 


आरक्षण कोटि * 


अभ्युक्ति 


अध्यक्ष 


मंत्री / 


उपाध्यक्ष/ 
सचिव 
अनु० जाति / अनु० जनजाति / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / 
पिछड़ा वर्ग/ सामान्य 

प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचित सदस्यों का नाम 
अनु० 
जाति / 

अत्यन्त 
अनु० पिछड़ा वर्ग कोटि पिछड़ा वर्ग सामान्य कोटि 
जनजाति 

कोटि 
कोटि 


अभ्युक्ति 


10 


बिहार गजट ( असाधारण), 10 अक्तूबर 2013 


कुल पदों की 

संख्या 
( अध्यक्ष/ 
मंत्री/ उपाध्यक्ष/ 
सचिव को 

छोड़कर ) 
कुल (निर्वाचित 
पुरूष सदस्यों 

की संख्या ) 
कुल (निर्वाचित 
महिला सदस्यों 

की संख्या ) 
कुल निर्वाचित 
सदस्यों की 
संख्या 


निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 808 -571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


